निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


उक्त 


21 आषाढ़ 1939 ( श 0 ) 
संख्या 28 पटना , बुधवार , 

12 जुलाई 2017 (ई 0 ) 

विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 

विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 11-11 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और के आदेश , 

न्यायालय 

और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 

12-12 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

13-15 


--- 


आदेश, 


. 


उच्च 


न्यायालय 


सूचनाएं 


2 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 जून 2017 
सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2184 / वा ० कर — श्री अनिल कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , दरभंगा 
अंचल, दरभंगा की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार, पटना 
को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013–2185 / वा ० कर — डॉ ० मदन कुमार चौधरी, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , सारण 
अंचल, सारण की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना 
को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2186 / वा ० कर — श्री अरूण कुमार सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटना 
सिटी पश्चिमी अंचल, की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग, बिहार, 
पटना को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2187 / वा ० कर — श्री राजेन्द्र कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो, पटना, की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार, 
पटना को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013–2188 / वा ० कर — श्री श्रवण कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , औरंगाबाद 
अंचल, औरंगाबाद , की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग, बिहार, 
पटना को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2189 / वा ० कर — श्री संजीव कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटना दक्षिणी 
अंचल, पटना की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार, पटना 
को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2190 / वा ० कर — श्री वकील प्रसाद यादव, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
( अंकेक्षण ), पटना पूर्वी प्रमंडल , पटना, की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त 
विभाग , बिहार, पटना को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प० प०-30-03 / 2013-2191 / वा ० कर — श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय, वाणिज्य कर पदाधिकारी, केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो, पटना, की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार, 
पटना को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013–2192 / वा ० कर — श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, वाणिज्य कर पदाधिकारी, कटिहार 
अंचल, कटिहार की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना 
को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2193 / वा ० कर — श्री विकाश कुमार पाण्डेय , वाणिज्य कर पदाधिकारी , औरंगाबाद 
अंचल, औरंगाबाद की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार , 
पटना को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2194 / वा ० कर— श्री राजीव रंजन प्रसाद , वाणिज्य कर पदाधिकारी , सुपौल 
अंचल, सुपौल की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार, पटना 
को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013–2195 / वा ० कर — श्री मनीष कुमार बिहारी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, जहानाबाद 
अंचल , जहानाबाद की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार, 
पटना को सौपी जाती है । 


बिहार गजट , 12 जुलाई 2017 


3 


सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2196 / वा ० कर —— श्री मजीद अहमद , वाणिज्य कर पदाधिकारी, गया अंचल, गया 
की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग, बिहार , पटना को सौपी जाती 


है । 


सं ० 6 / प० प०-30-03 / 2013-2197 / वा ० कर — श्री आमीर नैय्यर, वाणिज्य - कर पदाधिकारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ 
की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार , पटना को सौपी जाती 


सं ० 6 / प० प०-30-03 / 2013-2198 / वा ० कर — श्री मुस्तर अकरम, वाणिज्य कर पदाधिकारी, जमुई अंचल , 
जमुई की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग , बिहार, पटना को सौपी 
जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2199 / वा ० कर — श्रीमती रीता सिंह , वाणिज्य - कर पदाधिकारी , ( अंकेक्षण), 
भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर की सेवा अगले आदेश तक वित्त विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु वित्त विभाग, 
बिहार, पटना को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2200 / वा ० कर — श्री अमित अंकित , वाणिज्य कर पदाधिकारी, पाटलीपुत्रा अंचल , 
पटना की सेवा अगले आदेश तक ई - कोषागार हेतु वित्त विभाग बिहार पटना को सौपी जाती है । 

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


बैच / 


गृह जिला 


30 जून 2017 
सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2220 -बिहार वित्त सेवा के उपायुक्त कोटि के पदाधिकारियों का 
स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष संतम्भ 6 में अंकित पद स्थान पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 
क्र ० पदाधिकारी का नाम एवं 

नव पदस्थापित स्थान 

वर्तमान पदस्थापन 
सं ० पदनाम वरीयता 

का नाम 
2 

3 4 5 

6 
1 . श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रभारी 

36 वी ० वैशाली 

पटना सिटी पूर्वी 

आर्थिक अन्वेषण इकाई, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

अंचल 

मुख्यालय, पटना 
2 . श्री श्याम नारायण सिंह, प्रभारी 36 वी 0 भोजपुर गोपालगंज अंचल 

अंकेक्षण, 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 

पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया 
3 . श्री शशि भुषण कुमार, प्रभारी 36 वी ० सीतामढ़ी मधेपुरा अंचल 

अंकेक्षण , 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा 
4 . श्री प्रणव बोध रूंगटा, प्रभारी 36 वी ० 

भागलपुर समस्तीपुर अंचल 

प्रभारी, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

पटना मध्य अंचल 
5 . श्री प्रकाश चन्द्र झा , प्रभारी 36 वी ० भागलपुर किशनगंज अंचल वा ० - कर विभाग, प्रशिक्षण 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पटना 
6 . श्री शशि रंजन कुमार, प्रभारी 36 वी ० सीतामढ़ी 

जमुई अंचल 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
7 . श्री मुकेश कुमार वर्मा, 

36 वी 0 पटना समेकित जांच चौकी , 

प्रभारी, 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 

डोभी 

समस्तीपुर अंचल 
8 . श्री शारदा नन्द झा , 36 वी ० कटिहार समेकित जांच चौकी, 

प्रभारी, 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 

डोभी 

किशनगंज अंचल 
9 . श्री मनोज 

कुमार वर्मा, प्रभारी 36 वी ० 

पटना समेकित जांच चौकी, वा ० - कर विभाग , प्रशिक्षण 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 

रजौली प्रकोष्ठ , मुख्यालय , पटना 
10 . श्री शरत चन्द्र, 36 वी ० मधुबनी वा ० - कर विभाग , 

अंकेक्षण, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ , मगध प्रमंडल, गया 

मुख्यालय, पटना 
11. श्री ध्रुव कुमार मिश्र, 

36 वी ० दरभंगा अंकेक्षण, 

वा ० - कर विभाग, प्रशिक्षण 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

भागलपुर प्रमंडल, 

प्रकोष्ठ , मुख्यालय , पटना 
भागलपुर 


अंकेक्षण , 


4 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


बैच / 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


1 


वरीयता 

3 
36 वी ० 


4 
मधुबनी 


12. 


प्रकोष्ठ , 


13. 


36 वी ० 


पटना 


नव पदस्थापित स्थान 

का नाम 

6 
वा ० - कर विभाग , प्रशिक्षण 

मुख्यालय, पटना 
वा ० - कर विभाग, प्रशिक्षण 
प्रकोष्ठ , 

मुख्यालय , पटना 
वा ० - कर विभाग , प्रशिक्षण 
प्रकोष्ठ , मुख्यालय, पटना 
समेकित जांच चौकी, 

दालकोला 
समेकित जांच चौकी, 

डोभी 


14. 


36 वी ० 


5 
समेकित जांच चौकी, 

दालकोला 
समेकित जांच चौकी 

जलालपुर 
समेकित जांच चौकी, 

जलालपुर 
अंकेक्षण, पूर्णियाँ 
प्रमंडल, पूर्णियाँ 
अन्वेषण ब्यूरो , मगध 
प्रमंडल, गया 


मुंगेर 


15 . 


36 वी 0 


पटना 


16. 


36 वी 


कटिहार 


17. 


36 वी 0 


समस्तीपुर 


2 
श्री कमलकान्त चौधरी, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री प्रभात कुमार वर्मा, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री अमिताभ मिश्रा, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री बजरंगी प्रसाद, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री विजयमल प्रसाद सिंह , 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री विश्वनाथ महतो, 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री विश्वनाथ गुप्ता, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री रामजी रविदास, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री नन्द किशोर सिंह , प्रभारी 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री सुरेश चौधरी, प्रभारी 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री विजय कुमार आजाद, 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री नवीन कुमार , 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री सचिदानन्द शर्मा, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 


18. 


36 वी ० 


मुजफ्फरपुर 


प्रभारी, 
फारबिसगंज अंचल 
अकेक्षण, दरभंगा 
प्रमंडल, दरभंगा 

अंकेक्षण, 
मगध प्रमंडल, गया 
कटिहार अंचल 


19. 


प्रथम सि ० 


नालंदा 


20 . 


37 वी ० 


वैशाली 


21. 


37 वी 0 


जहानाबाद 


मोतिहारी अंचल 


22. 


37 वी ० 


पूर्णियाँ 


समेकित जांच चौकी, 

रजौली 
समेकित जांच चौकी , 

डोभी 

प्रभारी, 
मोतिहारी अंचल 

प्रभारी, 
पटना सिटी पूर्वी अंचल 

प्रभारी, 
कटिहार अंचल 

प्रभारी, 
नवादा अंचल 
वसूली कोषांग, 
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया 

वा ० - कर विभाग , 
टी ० आर ० यू० , मुख्यालय, 

पटना 
अन्वेषण ब्यूरो, मगध 

प्रमंडल, गया 
समेकित जांच चौकी, 

जलालपुर 
वा ० - कर विभाग , 
टी ० आर ० यू०, मुख्यालय, 

पटना 


23. 


37 वी ० 


वित्त विभाग, 
बिहार, पटना 
वा ० - कर विभाग, 
मुख्यालय , पटना 
समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 


बेगुसराय 


24. 


37 वी 


मुंगेर 


25. 


37 वी ० 


पूर्णियाँ 


26. 


37 वी ० 


वैशाली 


श्री अक्षय कान्त झा , 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री राम प्रसाद राम 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री शशि शेखर सिंह , 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 


समेकित जांच चौकी, 

रजौली 
अंकेक्षण, सारण 
प्रमंडल, छपरा 
अंकेक्षण, दरभंगा 
प्रमंडल, दरभंगा 


27 . 


37 वी 0 


नालंदा 


28 . 


37 वीं 


पटना 


पटना मध्य अंचल 


प्रभारी , 


29 . 


38 वी 0 


पटना 


नवादा अंचल 


30 . 


38 वी ० 


मुजफ्फरपुर 


प्रकोष्ठ , 


श्री किशोर कु ० सिन्हा, प्रभारी 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री आदित्य नारायण, प्रभारी, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री सुबोध कुमार, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री बिरेन्द्र कुमार मंडल , 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री सुनील कुमार, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
श्री देवानन्द शर्मा, 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
श्री राजीव रंजन, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 


गोपालगंज अंचल 
वा ० - कर विभाग, 

मुख्यालय , पटना 
वा ० - कर विभाग, प्रशिक्षण 

मुख्यालय , पटना 

प्रभारी, 
फारबिसगंज अंचल 
प्रभारी, बाढ़ अंचल 


31. 


38 वी 0 


दरभंगा 


32. 


38 वी ० 


समेकित जांच चौकी, 

जलालपुर 
समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 
समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 
वित्त विभाग, 
बिहार, पटना 
समेकित जांच चौकी, 

दालकोला 


गया 


33. 


विशेष बैच 


पटना 


प्रभारी, 


मधुबनी अंचल 


34. 


विशेष बैच 


अररिया 


अंकेक्षण, भागलपुर 
प्रमंडल , 


भागलपुर 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


5 


बैच / 


क्र ० 
सं ० 


गृह जिला 


1 


35. 


बाढ़ अंचल 


36. 


पदाधिकारी का नाम एवं 

नव पदस्थापित स्थान 

वर्तमान पदस्थापन 
पदनाम वरीयता 

का नाम 
2 

3 4 5 

6 
श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, 37 वी ० रोहतास 

प्रभारी, 

समेकित जांच चौकी, 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

कर्मनाशा 
श्री मोतिलाल , प्रभारी 37 वी ० गोपालगंज 

वा ० - कर विभाग, प्रशिक्षण 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

प्रकोष्ठ , मुख्यालय, पटना 
श्री मोहन कुमार, 

विशेष बैच मधुबनी वित्त विभाग , बिहार , प्रभारी, जमुई अंचल 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

पटना 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


प्रभारी, 


मधुबनी अंचल 


37. 


बैच / 


गृह जिला 


1 


भागलपुर अंचल 


जमुई 


30 जून 2017 
सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2221. -बिहार वित्त सेवा के सहायक आयुक्त 

कोटि के 
पदाधिकारियों का स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष संतम्भ 6 में अंकित पद स्थान पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम एवं 

वर्तमान पदस्थापन 
क्र ० 

नव पदस्थापित स्थान 
सं ० पदनाम वरीयता 

का नाम 
2 

3 4 5 

6 
1 . श्री उपेन्द्र प्रसाद , 36 वी ० पूर्णियाँ 

सिवान अंचल 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 
2 . श्री संजय कुमार, 

36 वी ० नालंदा अन्वेषण ब्यूरो, पटना वसूली कोषांग , पटना 
वा 0 - कर सहायक आयुक्त 

पूर्वी प्रमंडल , पटना 

केन्द्रीय प्रमंडल 
3 . श्री अब्दुल्लाह अंसारी , 38 वी ० सिवान 

औरंगाबाद अंचल 

समेकित जांच चौकी, 
वा 0 - कर सहायक आयुक्त 

रजौली 
4 . श्री फिरोज आलम , विशेष -2 पूर्णिया कटिहार अंचल 

वित्त विभाग, 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 

बिहार, पटना 
5 . श्री संजीत कुमार 

42 वी 0 

पटना पश्चिमी अंचल समेकित जांच चौकी, 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 

रजौली 
6 . श्री दीपक राज, 42 वी ० भागलपुर पटना सिटी पश्चिमी 

शाहाबाद अंचल 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 

अंचल 
7 . श्री प्रमोद कुमार सुमन, 

42 वी ० नवादा 

औरंगाबाद वसूली कोषांग , पटना 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 

केन्द्रीय प्रमंडल 
8 . श्री रश्मि कुमार सिंह , द्धितीय सि ० छपरा फारबिसगंज अंचल अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी 
वा ० - कर सहायक आयुक्त 

प्रमंडल, पटना 
9 . श्री संजय कुमार वर्मा, द्धितीय सि पटना समेकित जांच चौकी, 

सारण अंचल 
वा ० - कर सहायक आयुक्त 

डोभी 
10 . श्री गोपाल प्रसाद , 

द्धितीय सि ० नवादा गया अंचल 

समेकित जांच चौकी, 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 

जलालपुर 
11. 

श्री कृष्ण कान्त यादवेन्दु , द्धितीय सि ० भोजपुर सिवान अंचल पटना सिटी पश्चिमी 
वा ० - कर सहायक आयुक्त 

अंचल 
12. श्री राजेश कुमार सिन्हा, द्धितीय सि 0 

पटना 

समेकित जांच चौकी , 

सहरसा अंचल 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 

रजौली 
13. श्री सुनील कु ० जायसवाल , द्धितीय सि ० 

रक्सौल अंचल , प्रभारी समेकित जांच चौकी 
वा 0 - कर सहायक आयुक्त 

डोभी 
14. 

श्री अशर्फी लाल विद्धार्थी, द्धितीय सि ० पटना पटना सिटी पूर्वी समेकित जांच चौकी, 
वा 0 - कर सहायक आयुक्त 

अंचल 

कर्मनाशा 
15. श्री नरेश कुमार, 

48-52वी0 

गया पटना सिटी पूर्वी मधुबनी अंचल 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 

अंचल 


पटना 


6 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


बैच / 


क्र ० 
सं ० 


गृह जिला 


1 


16 . 


पदाधिकारी का नाम एवं 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित स्थान 
पदनाम वरीयता 

का नाम 
2 

3 4 5 

6 
श्री एस ० एम ० इरशाद आरिफ 48-52वी० 

पटना पटना दक्षिणी अंचल 

प्रभारी 
वा ० - कर सहायक आयुक्त 

रक्सौल अंचल 
श्री ओम कुमार सिन्हा, 

48-52वी ० रोहतास समेकित जांच चौकी , दरभंगा अंचल 
वा ० — कर सहायक आयुक्त 

जलालपुर 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


17. 


30 जून 2017 
सं ० 6 / प ० प०-30-03 / 2013-2222 - बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर पदाधिकारी कोटि के 
पदाधिकारियों का स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष संतम्भ 6 में अंकित पद स्थान पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
क्र ० पदाधिकारी का नाम एवं 

वर्तमान नव पदस्थापित 
सं ० पदनाम वरीयता 

पदस्थापन 

स्थान का नाम 


बैच / 


गृह जिला 


1 


4 


3 
37 वी ० 


5 
किशनगंज अंचल 


1 . 


पटना 


6 
समेकित जांच चौकी, 

डोभी 


2 . 


40 वी 0 


वैशाली 


भागलपुर अंचल 


3 . 


53 से 55 वी ० 


समस्तीपुर 


मुंगेर अंचल 


2 
श्री हिरेन्द्र कुमार, 
वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री रमेश 

कुमार दास, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री गंगा प्रसाद, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री मुकेश कुमार, 
वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री अजय प्रकाश, 
वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री अभिनव कुमार झा , 
वा 0 कर पदाधिकारी 


4 . 


53 से 55 वी ० 


भागलपुर 


चौकी, 


समेकित जांच 
चौकी , रजौली 
समेकित जांच 
चौकी, डोभी 
समेकित जांच 

जलालपुर 
समेकित जांच 
चौकी, डोभी 
समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 
रक्सौल अंचल 


मुख्यालय, 
बिहार, पटना 
औरंगाबाद अंचल 


5 . 


53 से 55 वी 


सिवान 


6 . 


53 से 55 वी ० 


मधुबनी 


मुख्यालय, 
बिहार, पटना 
पटना उत्तरी अंचल 


7 . 


श्री विवेक कुमार, 


53 से 55 वी ० 


सहरसा 


वा ० - कर पदाधिकारी 


8 . 


श्री शिव कुमार, 


53 से 55 वी ० 


भागलपुर 


पटना विशेष अंचल 


सिवान अंचल 


वा 0 कर पदाधिकारी 


9 . 


श्री रवीन्द्र कुमार, 


53 से 55 वी ० 


पटना 


समेकित जांच 


पटना सिटी पूर्वी 

अंचल 


वा 0 कर पदाधिकारी 


चौकी, जलालपुर 


10 . 


53 से 55 वी ० 


कैमुर 


बिहारशरीफ अंचल 


11. 


53 से 55 वी 


बांका 


सीतामढ़ी अंचल 


श्री शिवानन्द सिंह , 
वा 0 कर पदाधिकारी 
श्री विवेकानन्द राय, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री अजीत रंजन, 
वा ० कर पदाधिकारी 


12. 


53 से 55 वी 


पटना 


फारबिसगंज अंचल 


13. 


श्री संजय कुमार, 


53 से 55 वी ० 


मुजफ्फरपुर 


समेकित जांच 
चौकी, दालकोला 

समेकित जांच 
चौकी, दालकोला 
समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 
समेकित जांच 
चौकी, दालकोला 
समेकित जांच 

डोभी 
समेकित जांच 
चौकी, रजौली 
समेकित जांच 


पटना सिटी पश्चिमी 

अंचल 
सासाराम अंचल 


53 से 55 वी 


उत्तर प्रदेश 


14. 


चौकी, 


वा 0 कर पदाधिकारी 
श्री क्षितिज कुमार सिंह , 
वा ० कर पदाधिकारी 
श्री ज्ञानदेव प्रभाकर, 
वा 0 कर पदाधिकारी 
मो 0 शब्बीर आलम , 
वा 0 कर पदाधिकारी 


53 से 55 वी ० 


पटना 


भभुआ अंचल 


15. 


16. 


53 से 55 वी ० 


रोहतास 


दानापुर 

अंचल 


चौकी, जलालपुर 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


7 


बैच / 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 


गृह जिला 


वर्तमान 
पदस्थापन 


नव पदस्थापित 
स्थान का नाम 


वरीयता 


1 


4 


6 


2 
श्री आशीष रंजन , 
वा ० कर पदाधिकारी 


17. 


3 
53 से 55 वी ० 


नालन्दा 


गया अंचल 


18. 


श्री संतोष कुमार , 


53 से 55 वी 0 


मुजफ्फरपुर 


बाढ़ अंचल 


चौकी, 


19 . 


53 से 55 वी 0 


सीतामढी 


नवादा अंचल 


20 . 


53 से 55 वी ० 


उत्तर प्रदेश 


सुपौल अंचल 


5 
समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 
समेकित जांच 

जलालपुर 
समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 
समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 
समेकित जांच 
चौकी, जलालपुर 
समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 
समेकित जांच 

डोभी 
समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 
खगड़िया अंचल 


21. 


53 से 55 वी ० 


पटना 


वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री मुकेश कुमार चौधरी, 
वा 0 कर पदाधिकारी 
श्री अजय कुमार सिंह, 
वा 0 कर पदाधिकारी 
मो ० नसीम, 
वा 0 कर पदाधिकारी 
श्री अरूण कुमार चौधरी, 
वा ० कर पदाधिकारी 
आबिद सुबहानी, 
वा ० कर पदाधिकारी 

शोकत अली अंसारी , 
वा 0 कर पदाधिकारी 


खगड़िया अंचल 


22. 


53 से 55 वी ० 


मुंगेर 


लखीसराय अंचल 


23. 


53 से 55 वी ० 


पटना 


बेगुसराय अंचल 


चौकी, 


24. 


53 से 55 वी ० 


रोहतास 


पूर्णियाँ अंचल 


25. 


श्री नवीन कुमार, 


53 से 55 वी ० 


पूर्णियाँ 


अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियाँ 
प्रमंडल, पूर्णिया 


26. 


वा ० कर पदाधिकारी 
श्री योगेन्द्र शर्मा, 
वा 0 कर पदाधिकारी 


53 से 55 वी ० 


जहानाबाद 


भागलपुर अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, डोभी 
समस्तीपुर अंचल 


27. 


श्री बाल्मिकी कुमार, 


53 से 55 वी 0 


जहानाबाद 


शाहाबाद अंचल 


28 . 


53 से 55 वी ० 


नालन्दा 


समेकित जांच 
चौकी, जलालपुर 


समस्तीपुर अंचल 


29 . 


53 से 55 वी ० 


गया 


शाहाबाद अंचल 


30 . 


53 से 55 वी ० 


रोहतास 


गोपालगंज अंचल 


31. 


53 से 55 वी ० 


सीवान 


मोतिहारी अंचल 


32. 


53 से 55 वी ० 


वैशाली 


गया अंचल 


वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री राजीव रंजन, 
वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री मनीष कुमार गुप्ता, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री उमा पति नारायण 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री अनिल कुमार साह, 
वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री कृष्णा मोहन सिंह 
वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री सतीश कुमार, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री दीना नाथ अग्रवाल , 
वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री कुशेश्वर राउत , 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री विशाल कुमार, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री श्रीधर करूणानिधि , 
वा 0 - कर पदाधिकारी 


33. 


53 से 55 वी ० 


अरवल 


सीतामढी अंचल 


समेकित जांच चौकी, 

रजौली 
समेकित जांच चौकी, 

रजौली 
समेकित जांच चौकी, 

रजौली 
समेकित जांच चौकी, 

रजौली 
समेकित जांच चौकी, 

रजौली 
समेकित जांच चौकी, 

डोभी 
समेकित जांच चौकी, 

डोभी 
समेकित जांच चौकी, 

डोभी 
समेकित जांच चौकी, 

डोभी 


34. 


53 से 55 वी ० 


गोपालगंज 


दानापुर अंचल 


35. 


53 से 55 वी ० 


मधुबनी 


हाजीपुर अंचल 


36. 


53 से 55 वी ० 


सारण 


पटना सिटी पूर्वी 

अंचल 


37. 


53 से 55 वी ० 


पूर्णियाँ 


सासाराम अंचल 


8 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


बैच / 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 


गृह जिला 


वर्तमान 
पदस्थापन 


नव पदस्थापित 
स्थान का नाम 


वरीयता 


1 


2 


श्री रविन्द्र कुमार, 


3 
53 से 55 वी ० 


4 
रोहतास 


38. 


वा ० - कर पदाधिकारी 


39. 


श्री शशि भूषण, 


53 से 55 वी ० 


अररिया 


वा ० - कर पदाधिकारी 


40 . 


श्री जीतेन्द्र कुमार, 


53 से 55 वी 0 


आरा 


वा 0 - कर पदाधिकारी 


5 

6 
नवादा अंचल 

समेकित जांच चौकी, 

जलालपुर 
गया अंचल 

समेकित जांच चौकी, 

जलालपुर 
सिवान अंचल समेकित जांच चौकी, 

जलालपुर 
तिरहुत प्रमंडल , 

समेकित जांच चौकी, 
अन्वेषण ब्यूरो, जलालपुर 

मुजफ्फरपुर 
लखीसराय अंचल समेकित जांच चौकी, 

जलालपुर 
पटना विशेष अंचल | समेकित जांच चौकी , 

दालकोला 


41. 


53 से 55 वी ० 


खगड़िया 


श्री सुकेश कुमार, 


वा 0 - कर पदाधिकारी 


42. 


53 से 55 वी ० 


मधुबनी 


श्री सच्चिदानन्द विश्वास, 
वा o- कर पदाधिकारी 
श्री राजेश रंजन भारती, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 


43. 


53 से 55 वी ० 


मधेपुरा 


44. 


श्री रौशन कुमार, 


53 से 55 वी ० 


मधुबनी 


पटना पश्चिमी 

अंचल 


समेकित जांच चौकी, 

दालकोला 


वा 0 - कर पदाधिकारी 


45. 


श्री आकाश कुमार, 


53 से 55 वी ० 


सिवान 


भभुआ अंचल 


समेकित जांच चौकी , 

दालकोला 


वा 0 - कर पदाधिकारी 


46. 


श्री दिनेश कुमार, 


53 से 55 वी ० 


उत्तर प्रदेश बिहारशरीफ अंचल | समेकित जांच चौकी, 

दालकोला 


वा ० - कर पदाधिकारी 
श्री मुनेश्वर प्रसाद, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 


47. 


53 से 55 वी ० 


मधुबनी 


भागलपुर अंचल 


समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 


48. 


श्री प्रशान्त कुमार झा , 


53 से 55 वी ० 


सहरसा 


बक्सर अंचल 


वा 0 - कर पदाधिकारी 


समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 
समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 


49 . 


श्री अभय कुमार, 


53 से 55 वी ० 


गया 


पूर्णियॉ अंचल 


वा 0 - कर पदाधिकारी 


50 . 


श्री यदुवंश , 


53 से 55 वी ० 


लखीसराय 


बेगुसराय अंचल 


समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 


वा 0 - कर पदाधिकारी 


51. 


श्री विजय कुमार पाठक , 


53 से 55 वी ० 


मधुबनी 


पटना उत्तरी अंचल | समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 


वा ० - कर पदाधिकारी 


52. 


श्री विशाल कुमार गुप्ता, 


53 से 55 वी ० 


नवादा 


पटना दक्षिणी 

अंचल 


समेकित जांच चौकी, 

कर्मनाशा 


वा ० - कर पदाधिकारी 


53. 


कुमारी गुंजन भारती, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 


तृतीय सीमित 


सीतामढी 


मुख्यालय, बिहार, 

पटना 


कदमकुआँ अंचल 


54. 


श्री राजेश कुमार, 


तृतीय सीमित 


पटना 


जहानाबाद अंचल 


वा 0 - कर पदाधिकारी 


55. 


तृतीय सीमित 


मुजफ्फरपुर 


समेकित जांच 
चौकी, जलालपुर 
समेकित जांच 

जलालपुर 
समेकित जांच 

जलालपुर 


झंझारपुर अंचल 


श्री प्रमोद चौधरी 
वा 0 कर पदाधिकारी 
श्री उदय शंकर मिश्र , 
वा 0 कर पदाधिकारी 


चौकी, 


56. 


तृतीय सीमित 


मुजफ्फरपुर 


गया अंचल 


चौकी, 


बिहार गजट , 12 जुलाई 2017 


9 


बैच / 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 


गृह जिला 


वर्तमान 
पदस्थापन 


नव पदस्थापित 
स्थान का नाम 


वरीयता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


57. 


मो ० अनवारूल हक , 


तृतीय सीमित 


कटिहार 


सारण अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, दालकोला 


वा 0 कर पदाधिकारी 


58. 


श्री दयाशंकर सिंह, 
वा 0 कर पदाधिकारी 


तृतीय सीमित 


भोजपुर 


रक्सौल अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, डोभी 


59 . 


श्री उमेश चन्द्रा, 


तृतीय सीमित 


नवादा 


समेकित जांच 
चौकी, डोभी 


मुजफ्फरपुर पूर्वी 

अंचल 


वा 0 कर पदाधिकारी 


60 . 


श्री बलराम प्रसाद, 


तृतीय सीमित 


सारण 


गोपालगंज अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, रजौली 


वा 0 कर पदाधिकारी 


61. 


श्री संतोष कुमार गुप्ता, 


तृतीय सीमित 


भोजपुर 


समेकित जांच 
चौकी , रजौली 


मधेपुरा अंचल 


वा 0 कर पदाधिकारी 
श्री रोहिणी कुमार मिश्र, 
वा ० कर पदाधिकारी 


62. 


तृतीय सीमित 


मधुबनी 


मोतिहारी अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, डोभी 
समेकित जांच 
चौकी, रजौली 


63. 


श्री दिलीप कुमार साह , 


तृतीय सीमित 


कटिहार 


बगहा अंचल 


वा ० कर पदाधिकारी 


64. 


श्री प्रवीण कुमार, 


तृतीय सीमित 


पूर्वी 


समेकित जांच 
चौकी, रजौली 


मधुबनी अंचल 


वा 0 कर पदाधिकारी 


चम्पारण 


65. 


तृतीय सीमित 


कटिहार 


श्री मनोज कुमार कर्ण, 
वा 0 कर पदाधिकारी 


किशनगंज अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, दालकोला 
तेघड़ा अंचल 


66. 


तृतीय सीमित 


अररिया 


श्री शिवनारायण पासवान , 
वा 0 कर पदाधिकारी 


कटिहार अंचल 


67. 


श्री ज्ञानी दास , 


तृतीय सीमित 


गया 


सहरसा अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 


वा 0 कर पदाधिकारी 


68. 


श्री संतोष कुमार चौधरी, 
वा 0 कर पदाधिकारी 


तृतीय सीमित 


दरभंगा 


तेघड़ा अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, कर्मनाशा 


69. 


श्री उदय कुमार , 


तृतीय सीमित 


गया 


बक्सर अंचल 


समेकित जांच 
चौकी, रजौली 


वा ० कर पदाधिकारी 


70 . 


तृतीय सीमित 


रोहतास 


दरभंगा अंचल 


श्री बलदेव चौधरी, 
वा 0 कर पदाधिकारी 
श्री प्रेमचंद भारती, 
वा 0 कर पदाधिकारी 


समेकित जांच 
चौकी, डोभी 
समेकित जांच 
चौकी, दालकोला 


71. 


तृतीय सीमित 


पटना 


जमुई अंचल 


72. 


श्री राजन कु ० श्रीवास्तव, 
वा ० कर पदाधिकारी 


तृतीय सीमित 


पूर्वी 


समेकित जांच 
चौकी, दालकोला 


शाहाबाद अंचल 


चम्पारण 


73. 


तृतीय सीमित 


मधेपुरा 


बगहा अंचल 


समेकित जांच चौकी , 

दालकोला 


श्री शंकर चौधरी, 
वा 0 - कर पदाधिकारी 
श्री सुनील कुमार सिंह, वा o- कर 
पदाधिकारी 


74. 


तृतीय सीमित 


भोजपुर 


मधेपुरा अंचल 


बाढ़ अंचल 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


10 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

20 जून 2017 
सं ० 1 / स्था -02-04 / 2011-1063 — बिहार राज्य चीनी निगम लि 0, पटना में पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक के पद 
पर सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना द्वारा पदस्थापन नहीं होने के कारण निगम में कार्यो को सुचारु रूप से सम्पादित 
किये जाने में अनेकों कठिनाइयाँ सामने आ रही है । न्यायादेश का अनुपालन एवं महत्वपूर्ण मामले का निष्पादन में भी कठिनाई 
हो रही है । ऐसी स्थिति में श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ( भा ० प्र ० से०), ईखायुक्त, बिहार, पटना को बिहार स्टेट सुगर कॉरपोरेशन 
लि 0, पटना के प्रबंध निदेशक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश, 
नरेश कुमार, अवर सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 12 जुलाई 2017 


11 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

शुद्वि - पत्र 

4 जुलाई 2017 
सं ० 6 / प0 प0-30-03 / 2013-2270 / वा ० कर — विभागीय अधिसूचना संख्या -2221 दिनांक 30.06.17 के क्रमांक 
7 में अंकित श्री प्रमोद कुमार सुमन, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त का गृह जिला - नवादा के स्थान पर औरंगाबाद एवं 
वर्तमान पदस्थापन औरंगाबाद के स्थान पर पाटलीपुत्रा अंचल पढ़ा जाय । 

2. क्रमांक 15 में अंकित श्री नरेश कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त का वर्तमान पदस्थापन स्थान पटना सिटी 
पूर्वी अंचल के स्थान पर समेकित जाँच चौकी दालकोला पढ़ा जाय । 

3. क्रमांक 16 में अंकित श्री एस 0 एम 0 इरशाद आरिफ , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त का वर्तमान पदस्थापन स्थान 
पटना दक्षिणी अंचल के स्थान पर समेकित जाँच चौकी कर्मनाशा पढ़ा जाय । 
शेष यथावत रहेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

4 जुलाई 2017 
सं0 21 / एस.एस.सी. - 03 / 2016, सा.प्र. 8008 - बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 
के नियम -04 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली की अनुसूची -3 (इण्टर स्तरीय) में पूर्व से सम्मिलित 
पर्यावरण एवं वन विभाग के " वनपाल " एवं " वनरक्षी " पद को तत्कालिक प्रभाव से विलोपित किया जाता है । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या -3718 दिनांक 19.03.2014 एवं विभागीय पत्रांक -6732 दिनांक 22.05.2014 इस हद 
तक संशोधित समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No 796 — I, NEELAM PRASAD , w/ o Prakash Chandra, R/o Naya tola Po Bankipore PS 
Pirbahore Patna. Vide Affidavit No. 2465 Dated 30.03.17 will be known as Neelam Chandra for all 
future Purposes . 

NEELAM PRASAD . 


No 797 — I, PRIYANKA, wife of Shree Chaman Prasad Gupta . Address- 72/800 , Lal Bahadur 
Shastri Nagar, Patna- 800023, Vide Affidavit No- 612, Dated 29.05.2017 now I will Known as 
PRIYANKA GUPTA . 


PRIYANKA. 


सं ० 797 — मैं , प्रियंका, पति - श्री चमन प्रसाद गुप्ता , निवास -72 / 800 , लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना -800023 
शपथ पत्र सं० 612, दिनांक 29.05.2017 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि अब मैं प्रियंका गुप्ता के नाम से जानी जाऊंगी । 


प्रियंका । 


No 851 — I, PRADEEPTI NAYAK , W /o Anshul Saxena, D /o Ajay V Nayak , Resident of 25A , 
Harding Road , Patna -800001 changed my son s name from Advitya Saxena to ADVITYA NAYAK 
SAXENA vide Affidavit No. 163 Dated 28.06.2017 before Notary public , Patna, Bihar 


PRADEEPTI NAYAK . 


सं ० 851 — नोटरी पब्लिक, पटना, बिहार के शपथ पत्र संख्या -163 दिनांक 28.06.2017 द्वारा मै, प्रदीप्ति नायक, 
पति - अंशुल सक्सेना, पुत्री - अजय वी ० नायक, पता -25ए, हार्डिंग रोड, पटना -800001 अपने पुत्र अद्वित्य सक्सेना का नाम 
परिवर्तित कर अद्वित्य नायक सक्सेना करती हूँ | 


प्रदीप्ति नायक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 +10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 12 जुलाई 2017 


w 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


सं ० एल / एच ० जी०- 2004 / 2014-5957 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


3 . 


संकल्प 

4 जुलाई 2017 
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मनोज कुमार नट, तत्कालीन जिला समादेष्टा , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया ( अतिरिक्त प्रभार, अरवल ) सम्प्रति वर्तमान पदस्थापन, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अररिया के विरूद्ध 
अरवल अतिरिक्त प्रभार के दौरान वर्ष 2011 में गृह रक्षकों की बहाली के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने हेतु दिए गए निदेश 
का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रपत्र - क विभाग को प्रतिवेदित हुआ ( यथा - अनुलग्नक प्रपत्र - क में वर्णित ) । 

2. उप – महासमादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के पत्रांक -2022 दिनांक 06.05.2016 के आलोक में 
विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप प्रपत्र - क की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय 
ज्ञापांक -5665 दिनांक 10.06.2016 के द्वारा श्री नट से बचाव में लिखित बयान मांगी गई है । 

श्री नट द्वारा गठित आरोप प्रपत्र - क पर मांगे गए बचाव में लिखित बयान उपलब्ध न कराकर अपने 
पत्रांक -831 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा 8 अभिलेखों की आवश्यकता बताते हुए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया , जिसे 
विभागीय पत्रांक -7708 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ 
को भेजते हुए अभिलेख उपलब्ध कराने की उपादेयता अथवा अन्यथा पर निर्णय लेकर विभाग को सूचित करने का अनुरोध 
किया गया । 

4. उपरोक्त पर उप – महासमादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी के पत्रांक -4271 दिनांक 21.09.2016 के द्वारा 8 बिंदुओं 
पर मांगे गए संबंधित अभिलेख गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के निर्गत ज्ञापांक -5665 दिनांक 10.06.2016 द्वारा 
प्रस्तावित कार्रवाई में संसूचित आरोपों से संबंधित नहीं बताया गया । तत्पश्चात विभागीय पत्रांक -11771 दिनांक 22.12.2016 
के द्वारा इस तथ्य से अवगत कराते हुए पुनः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर बचाव अभिकथन मांगा गया । पुनः श्री नट के 
पत्रांक -118 दिनांक 08.02.2017 की समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक -2929 दिनांक 11.04.2017 के द्वारा आरोपी श्री नट को 
अंतिम रूप से बचाव संबंधी स्पष्टीकरण समर्पित करने का समय एक सप्ताह और दिया गया । साथ ही , यह निदेशित किया 
गया कि निर्धारित अवधि में यदि बचाव अभिकथन प्राप्त नहीं होता है, तो विभाग नियमानुसार विभागीय कार्यवाही पर निर्णय 
ले सकती है । इसके बावजूद आरोपी श्री नट के द्वारा गठित आरोप प्रपत्र - क पर अपना बचाव अभिकथन समर्पित नहीं किया 
गया । 

5. अतएव सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री मनोज कुमार नट , तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार 
गृह रक्षा वाहिनी, गया ( अतिरिक्त प्रभार, अरवल) सम्प्रति वर्तमान पदस्थापन, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अररिया के विरूद्ध गठित 
आरोप प्रपत्र - क की वृहद् जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के 
तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय । इस हेतु श्री ईश्वरचंद्र सिन्हा, अपर सचिव - सह - संयुक्त निदेशक, अभियोजन 
निदेशालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अरवल को उपस्थापन 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


14 


बिहार गजट, 12 जुलाई 2017 


6 . 


श्री नट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु , जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश : 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


सं 0 ग्रा 0वि0-14( को ०) सु0-04/ 2016-315711 


ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

29 जून 2017 
श्री गोपाल 

कृष्णन , तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी -सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनपुर (सुपौल ) के विरुद्ध 
जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक- 10852 दिनांक 16.08.2016 द्वारा समीक्षात्मक बैठक में भाग नहीं लेने, सरकारी कार्यों के 
निष्पादन में लापरवाही बरतने , सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना योजना की राशि का विचलन, अनियमित क्रय एवं भुगतान 
करने , बाढ़ राहत कार्यों में शिथिलता बरतने , विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध 
नहीं कराने, नियंत्री पदाधिकारी को संसूचित किये बिना सीधे व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर करने एवं समर्पित स्पष्टीकरण 
की भाषा अशोभनीय तथा अमर्यादित होने आदि के लिए आरोप प्रपत्र क गठित कर उन्हें निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की 
अनुशंसा प्राप्त हुई। 

2. श्री कृष्णन से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । श्री कृष्णन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा 
विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए प्राप्त आरोपों की जाँच 
बृहद रूप में किये जाने एवं उनके कृत्य को बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली के विपरीत पाते हुए उन्हें निलम्बित कर 
विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया । 

3. तआलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-2005 के नियम- 17(2 ) के तहत् 
इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 298853 दिनांक 02.02.2017 द्वारा श्री अनुराग कौशल 
सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा, 
प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । साथ-ही 
प्राप्त पूरक आरोप प्रपत्र क को विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 311140 दिनांक 22.05.2017 द्वारा इस विभागीय कार्यवाही के 
साथ सिन्नहित किया गया । 

4. उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आवेदन दिया गया कि आरोप प्रपत्र क में गठित आरोप वित्तीय अनियमितता एवं 
क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बन्धित है तथा मूल अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय में संधारित होने के कारण सरकार का पक्ष रखने में 
कठिनाई हो रही है । 

5. प्राप्त आवेदन पर विचारोपरान्त उपस्थापन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 , 
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

6. संकल्प ज्ञापांक- 298853 दिनांक- 02.02.2017 एवं संकल्प ज्ञापांक- 311140 दिनांक 22.05.2017 की शेष शर्ते 
यथावत् रहेंगी। 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
महेन्द्र भगत , 

उप - सचिव । 


बिहार गजट , 12 जुलाई 2017 


15 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 
30 जून 2017 


पत्र 


ग्रा 0 वि 0 अधि 0 सं 0 - ग्रा 0वि0-14( म 0) जहा0-03/ 2016/315831 – ग्रा 0 वि 0 मो 0 नौशाद आलम सिद्दकी, तत्कालीन 
ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह -प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद सदर को श्री नरेन्द्र कुमार , मुखिया , 
ग्राम पंचायत- नौरू के बीच हुए विवाद के संबंध में जिला पदाधिकारी, जहानाबाद एवं पुलिस अधीक्षक , जहानाबाद 
का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक -1808/ गो 0 दिनांक 28.09.2016 

गृह विभाग के 

सं0 
बी/ सा ० वि ० व्य 0( जहानाबाद) -01/ 2016-9892 दिनांक 19.02.2016 के माध्यम से विभाग को प्राप्त प्रतिवेदन के 
आलोक में अधिसूचना ज्ञापांक- 296905 दिनांक 13.01.2017 के द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने का निर्णय लिया गया । 

2. मो 0 सिद्दकी के विरुद्ध आरोप प्रपत्र क की माँग पत्रांक -298171 दिनांक 25.01.2017 द्वारा जिला 
पदाधिकारी , जहानाबाद से की गयी तथा पत्रांक -390253 दिनांक 15.02.2017 , अर्द्ध सरकारी पत्र सं0-307482 
दिनांक- 12.04.2017 तथा पत्रांक-309320 दिनांक 03.05.2017 द्वारा स्मारित किये जाने के पश्चात भी आरोप 
प्रपत्र क सम्प्रति अप्राप्त है । पुन: स्मारित किया जा रहा है । 

3. निलम्बनोपरान्त मो 0 नौशाद आलम सिद्दकी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी , 
जहानाबाद से मंतव्य की माँग की गयी । जिला पदाधिकारी , जहानाबाद के पत्रांक- 1018/ गो 0 दिनांक 20.05.2017 

द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा मो 0 सिद्दकी के अनुभवहीनता के कारण इस प्रकार का आचरण 
प्रदर्शित होने तथा इनके संबंध में इस प्रकरण से पूर्व कोई भी आचरण संबंधी शिकायत संज्ञान में नहीं होने का 
मंतव्य दिया गया । 

4. जिला पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा प्राप्त मंतव्य एवं आरोप प्रपत्र क 
अप्राप्त रहने के आधार पर समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 
के नियम -9( 7) के आलोक में मो 0 नौशाद आलम सिद्दकी को निलम्बनमुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

5. उक्त के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से मो 0 सिद्दकी को निलम्बनमुक्त किया जाता है। 

6. तदोपरान्त मो 0 सिद्दकी, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना में योगदान कर पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में रहेंगे। 

7. अधिसूचना ज्ञापांक -296905 दिनांक 13.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय 
संबंधी आदेश यथावत् रहेगा तथा निलम्बन अवधि पर निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर ली 
जायेगी । 
8. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
राधा किशोर झा , विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


